निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


पृष्ठ 


21 ज्येष्ठ 1936 ( श ० ) 
संख्या 24 पटना , बुधवार , 

11 जून 2014 ( ई ० ) 
विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-6 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


--- 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


7-7 


2 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 मई 2014 
सं ०1 / एल0-29 / 2003 ( खंड) -सा0 प्र0-6097 - श्री संदीप पौण्डरीक, भा 0 प्र 0 से 0 ( 93 ) की उपार्जित 
अवकाश की अवधि दिनांक 09.05.2014 से 18.05.2014 तक के लिए उनके द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में 
धारित सचिव , निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अतिरिक्त प्रभार में श्री आर 0 के 0 महाजन, भा 0 प्र 0 से 0 
( 87) प्रधान सचिव , परिवहन विभाग, बिहार , पटना रहेंगे । 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या 5026 दिनांक 11.04.2014 इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


7 मई 2014 
सं ० 1 / अ0-21 / 2008 - सा 0 प्र0-6109 — पूर्व विभागीय अधिसूचना संख्या 17723 दिनांक 20.11 . 
2014 द्वारा श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2003), प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम , बिहार को दिनांक 
02.12.2013 से 31.01.2014 तक स्वीकृत तथा दिनांक 01.02.2014 से दिनांक 31.03.2014 तक कुल 59 
( उनसठ ) दिनों तक विस्तारित मातृत्व छुट्टी को पुनः विस्तारित करते हुए अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली,1955 के नियम -18 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2014 तक कुल 61 (एकसठ ) 
दिनों की मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमति बन्दना प्रेयषी की उक्त छुट्टी अवधि में सुश्री नीलम गुप्ता, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2000 ) निदेशक , 
आई ० सी ० डी ० एस ० निदेशालय, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त महिला विकास निगम के प्रबंध 
निदेशक के कार्यों के प्रभार में रहेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


- 


7 मई 2014 
सं ० 1 / एल0-31 / 95 - सा 0 प्र0-6111 – श्री अतीश चन्द्रा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 94), मुख्यमंत्री के सचिव , 
मुख्यमंत्री सचिवालय , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11,12 , 
13,15,17,18 बी एवं 20 के अधीन दिनांक 10.04.2014 से दिनांक 25.04.2014 तक कुल 16 (सोलह ) दिनों 
की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


3 


13 मई 2014 
सं ०1 / अ0-1002 / 2013 ( खण्ड -1) –सा0 प्र0-6285 — श्री ई0 एल 0 एस 0एन0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 
( 86), आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10 , 
11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14.06.2014 से दिनांक 05.07.2014 तक कुल 22 (बाईस) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री बाला प्रसाद , की अवकाश अवधि में डॉ 0 एस 0 सिद्धार्थ, भा 0 प्र 0 से 0 , सचिव, नगर विकास एवं 
आवास विभाग , बिहार , पटना, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके धारित पदों यथा आयुक्त , पटना 
प्रमंडल , पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


13 मई 2014 
सं ० 1 / अ0-1029 / 2013 - सा 0प्र0-6286 — श्री दिनेश कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 (07), विशेष कार्य 
पदाधिकारी, उद्योग विभाग , बिहार को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10 , 
11,12,13,15,17,18 बी एवं 20 के अधीन दिनांक 15.05.2013 से दिनांक 27.05.2013 तक कुल 13 ( तेरह ) 
दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


16 मई 2014 
सं ० 1 / अ0-17 / 2008 - सा 0 प्र0-6401 - श्री अशोक 

कुमार 

चौहान , भा 0 प्र 0 से 0 ( 80 ), अध्यक्ष - सह 
सदस्य , पर्षद , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11,12, 
13,15,17,18 बी एवं 20 के अधीन दिनांक 18.03.2014 से दिनांक 21.03.2014 तक कुल 04 ( चार ) दिनों की 
उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


23 मई 2014 
सं ० 1 / अ0-413 / 2007 - सा 0 प्र0-6814 – श्री कुन्दन कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (2004), जिला पदाधिकारी, 
सारण , छपरा को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक 26.05.2014 से दिनांक 21.06.2014 तक कुल 27 ( सताईस ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. श्री कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में श्री राजीव रौशन, भा 0 प्र 0 से 0, उप विकास आयुक्त, सारण , 
छपरा अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


23 मई 2014 
सं ० 1 / छु0-409 / 2006 - सा 0 प्र0-6815 – श्रीमती पलका साहनी, भा 0 प्र 0 से0 (2004), जिला 
पदाधिकारी, नालंदा को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11, एवं 20 के 
अधीन दिनांक 26.05.2014 से दिनांक 21.06.2014 तक कुल 27 ( सताईस ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती साहनी की उक्त छुट्टी अवधि में श्रीमती रचना पाटिल , भा 0 प्र 0 से 0, उप विकास आयुक्त , 
नालंदा अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रभार में रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


27 मई 2014 
सं ० 1 / अ०-23 / 2012 सा ० प्र०-6922 — श्री साकेत कुमार, भा ० प्र ० से ० (2009 ) जिला पदाधिकारी, 
बाँका को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 क नियम -18 B के अधीन दिनांक 31.05.2014 
से दिनांक 14.06.2014 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री साकेत कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में श्री प्रदीप कुमार, उप विकास आयुक्त , बाँका अपने 
कार्यों के अतिरिक्त,जिला पदाधिकारी, बाँका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


27 मई 2014 
सं ० 1 / अ०-17 / 2008 / सा ० प्र०-6981 - श्री अशोक कुमार चौहान, भा ० प्र ० से ० (80 ) अध्यक्ष - सह 
सदस्य , राजस्व पर्षद , बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 क नियम -10 , 
11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.06.2014 से दिनांक 20.06.2014 तक कुल 19 दिनों की उपार्जित छुट्टी की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


28 मई 2014 
सं ० 1 / छु04-413 / 2006 - सा 0 प्र0-6985 – श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002), जिला 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11, एवं 20 के 
अधीन दिनांक 29.05.2014 से दिनांक 27.06.2014 तक कुल 30 (तीस ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती प्रतिमा एस० वर्मा की उक्त छुट्टी अवधि में श्री मनोज कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0( 2009), उप 
विकास आयुक्त , सीतामढ़ी अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के प्रभार में 
रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


5 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 मई 2014 
सं ० 6 / नि 0 प्रति नि0-01-01 / 2014- 2502 — बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक -207 दिनांक 26.12.13 के 
द्वारा तृतीय बिहार वित सेवा (सीमित ) प्रतियोगिता परीक्षा ( वि 0 सं 0 14/2010) के आधार पर योग्यता क्रम में बिहार वित्त सेवा 
के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रू 0 9300-34800 (पे बैंड 2 ) ग्रेड वेतन 
रू 0 5400 में वाणिज्य - कर पदाधिकारी के पद पर परीक्ष्यमान रूप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है : 


क्र 0 सं 0 | रौल नं 


उम्मीदवारों का नाम 


संयुक्त मेधा 
क्र 0 सं 0 


जन्म 
तिथि 


गृह जिला 


आरक्षण कोटि 

का नाम 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


300607 


श्री उमेश चन्द्रा 


88 


01.04.65 


नवादा 


पिछड़ा वर्ग 
पिछडा वर्ग 
की महिला 


2 


300801 


कुमारी गुंजन भारती 


59 


02.07.68 


सीतामढ़ी 


स्नातक का 
मूल प्रमाण - पत्र 


- 


2 . 


। 


उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर वाणिज्य कर 
विभाग के मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । योगदान देने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

सभी नियुक्त अभ्यर्थियों के परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

जिन अभ्यर्थियों के जॉच के क्रम में अभ्युक्ति कॉलम में यथा उल्लेखित मूल प्रमाण - पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं 
किया है, वे योगदान के समय वांछित मूल प्रमाण - पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया 
जाएगा । 

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र, आरक्षण कोटि प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत 
सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई 
भी की जाएगी । 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या -1919 दिनांक 18.01. 
अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत 

किया 
जायेगा । 
6. नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना की अनापत्ति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


5 . 


1976 के 


4 जून 2014 
सं ० 6 / प्रो0-06-06 / 2012-2629 वा ० कर- बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर 
उपायुक्त ( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( वेतनमान् 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700 रू 0 ) कोटि में निम्नांकित 13 पदाधिकारियों को प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है : 


पदाधिकारी का नाम , वर्तमान पदनाम एवं 


क्र ० 
सं ० 


बैच 
नं ० 


वरीयता 
क्रमांक 
2013 


आरक्षण 
कोटि 


पदस्थापन स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


33 वीं 


34 


सामान्य 


2 


श्री दीपक शरण सिन्हा, वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, 
बिहार , पटना । 
श्री अयोध्या पासवान , वाणिज्य - कर उपायुक्त, 
कटिहार अंचल , कटिहार । 
श्री विश्वनाथ पासवान, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, बिहार, पटना । 


36 वीं 


124 


अनु० जाति 


3 


36 वीं 


121 


अनु० जाति 


6 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


क्र 0 


पदाधिकारी का नाम, वर्तमान पदनाम एवं 


बैच 
नं 0 


वरीयता 
क्रमांक 
2013 


आरक्षण 
कोटि 


सं ० 


पदस्थापन स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


4 


33 वीं 


35 


सामान्य 


5 


33 वीं 


36 


सामान्य 


6 


33 वीं 


37 


सामान्य 


7 


33 वीं 


39 


सामान्य 


8 


36 वीं 


125 


अनु० जाति 


श्री राजीव कुमार, वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
बेतिया अंचल, बेतिया । 
श्री संजय कुमार मावंडिया, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, बिहार, पटना । 
श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय , वाणिज्य कर उपायुक्त , 
लेखा पदाधिकारी, नई दिल्ली । 
श्री कुमार उदय शंकर श्रीवास्तव, वाणिज्य - कर उपायुक्त, 
मुख्यालय, बिहार , पटना । 
श्री अनिल कुमार दास, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
समेकित जाँच चौकी, दालकोला । 
श्री प्रधान नरेश कुमार लाल, वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
पटना मध्य अंचल, पटना । 
श्री विनोद पाठक , 

वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, बिहार, पटना । 
डा ० रविरंजन सहाय, वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
बेगुसराय अंचल, बेगुसराय । 
श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव , वाणिज्य कर उपायुक्त , 
पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ । 
श्री मार्कण्डेय ओझा, वाणिज्य - कर उपायुक्त, 
मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर । 


9 


33 वीं 


40 


सामान्य 


10 


34 वीं 


49 


सामान्य 


11 


34 वीं 


55 


सामान्य 


12 


34 वीं 


56 


सामान्य 


13 


34 वीं 


58 


सामान्य 


2. पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 12-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 11 जून 2014 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2014 
सं 0 3 अ 0 प्र0-1-453 / 2013-376— श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ 
प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, बाढ़ के द्वारा पथ निर्माण विभाग के 
अन्तर्गत पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 98 के कि 0 मी0-153 में 
कराये गये WMM एवं GSB कार्य की औसत मोटाई में क्रमश: 12.80 % एवं 5.26 % की कमी जाँच के दौरान पाये 
जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)( संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(v ) के तहत 
निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है : 
(i ) असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 12-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


